निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पट . कार्तिक, 1933 CEO 


( सं0 पटना 623 ) 


24 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 नवम्बर 2011 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

30 सितम्बर 2011 
सं0 2171 हसनपुर सुगर मिल्स, समस्तीपुर के लिए बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) की 
धारा - 31 (1 ) के अंतर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेश । 

पेराई वर्ष 2011 - 12 एवं आगे के वर्षों के लिए ईख आपूर्ति हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण 
प्रस्ताव पर दिनांक 29 अगस्त 2011 को सुनवाई हुई । 

सुनवाई के क्रम में हसनपुर सुगर मिल्स , समस्तीपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गत वर्ष उनके 
चीनी मिल को ईखापूर्ति के प्रयोजनार्थ कुल 788 ग्राम परम्परागत रूप में आरक्षित किये गये थे । इसके अतिरिक्त 
इन्हें 46 ग्राम गैर - परम्परागत रूप में आरक्षित होते आयें हैं । इनकी आरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है । उन्होंने 
बताया कि उनके आरक्षित क्षेत्र का अधिकांश भाग बाढ़ एवं जल जमाव से प्रभावित होता है । जिस कारण उनके 
क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होता है । उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र में सघन ईख 
विकास के कार्यक्रय चलाये जा रहें हैं । उपरोक्त के आलोक में उनके द्वारा उन्हें अपरम्परागत रूप से आरक्षित होते 
आ रहें 46 ग्रामों को पुन: उनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । 

इस चीनी मिल द्वारा की गयी मांग पर किसी दूसरे चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गयी । 
___ सुनवाई के दौरान विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया । क्षे० वि० परि० की अनुशंसा 
प्राप्त है । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इस चीनी मिल के साथ पूर्व से अपरम्परागत रूप से आरक्षित होते आ 
रहे 46 ग्रामों ( सूची संलग्न परिशिष्ट - “ ग पर) को पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक के लिए आरक्षित किया 
जाता है । 

आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त, बिहार , पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


9 // 2 


हसनपुर सुगर मिल्स, समस्तीपुर 
हसनपुर सुगर मिल्स, समस्तीपुर को पेराई सत्र 2011 - 2012 से 2013 - 14 तक के लिए आरक्षित 
अपरम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची: 
जिला का नाम | प्रखण्ड का नाम क्रम 

राजस्व थाना 

ग्राम का नाम 
संख्या 
समस्तीपुर विभूतिपुर 

3 बेलसन्डी तारा 
4 

सिधिया बुर्ज 
5 

कोवरिया 
6 बेलसण्डी डीह 
8 

कल्याणपुर 
9 

महथी 
महथी टोला आलामपुर 
10 

विभुतिपुर 
11 

गौरीया 
12 

नरहन 
पुसवन 

शाहपुर 
15 

पतेलिया 

करख 
17 

देशरी 

साखमोहन 
18 

मदा 
गगोली 

चाँदसुरारी 
26 

समर्था 
सलखनी 
सोनवारचक 
सिगरसी 
एकडारा 


13 
14 


16 


17 


19 
20 


27 


कापन 


माधोपुर 
बहैती 


सैदपुर 


खोकशाहा 
रामनगर 
पकही 
रिओरा 


वारिसनगर 


195 | 
196 


211 


213 
214 
215 
216 


शादीपुर 
टेगराहा 
दिलावनपुर 
सदोखा 


सैदपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


3 


वारिसनगर 


217 
218 
219 
220 
221 
229 
230 
231 
232 


बिक्रमपट्टी 
फतहपुर 
हसनपुर 
विशुनपुर 
तलअगरा 
नथुद्वार 

चक्का 
बुजुर्गद्वार 
शिवसिंहपुर 


आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त, बिहार, पटना । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 623 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


